रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


a 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2339 ] 
No. 2339 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 18 , 2017 / श्रावण 27 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY , AUGUST 18, 2017/SRAVANA 27, 1939 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 अगस्त , 2017 
का . आ . 2673( अ). - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप -धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के 
कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ. 390 ( अ), तारीख 10 फरवरी, 2017 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड ( ii), तारीख 10 फरवरी , 2017 में प्रकाशित की गई थी , उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
यथा विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 126. 88 हेक्टेयर (लगभग ) या 313. 52 एकड़ ( लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी 
अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का , पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के 
पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 126. 88 हेक्टेयर (लगभग ) या 313.52 एकड़ 
( लगभग ) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए ; 

अत :, अब , केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 (1957 का 20 ) की धारा 9 
की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि , अनुसूची में वर्णित 126. 88 हेक्टेयर 
( लगभग ) या 313.52 एकड़ ( लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं ; 

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या सी -1(ई)/ जेजे /935 -0517 , तारीख 10 मई, 2017 का 
निरीक्षण कलक्टर , जिला यवतमाल (महाराष्ट्र ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कोलकाता 
700 001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व विभाग), कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स , 
नागपुर - 440 001 ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 
5043 GI/ 2017 

( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 
मुंगोली- निरगुड़ा विस्तार गहन विवृत खान ( शेष भूमि ) 

वणी क्षेत्र 

जिला यवतमाल (महाराष्ट्र ) 
( रेखांक संख्यांक सी -1( ई)/ जेजे /935 -0517, तारीख 10 मई, 2017 ) 


सभी अधिकार : 


क्रम सं . ग्राम का | पटवारी | तहसील | जिला 

क्षेत्रफल हेक्टेयर में 

टिप्पणी 
नाम सर्किल संख्या 

निजी | सरकारी | वन | कुल 
| कोलगांव | 108 | वणी | यवतमाल | 115. 09 | 11. 79 | 0. 00 | 126.88 | भाग 

कुल :| 115. 09 | 11.79 | 0. 00 | 126. 88 


कुल क्षेत्रफल : 126.88 हेक्टर (लगभग ) 

या 313.52 एकड़ ( लगभग ) 
ग्राम कोलगांव के अधिसूचित क्षेत्र के अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक : 
44/ 1 - 44/ 2, 45 , 46 ( सरकारी), 47, 48/ 1 - 48/ 2ए - 48/ 2बी , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54, 55 , 56 , 57 , 58/ 1 - 58/ 2 - 58/ 3 
58/ 4, 59/ 1 - 59/ 2, 60/ 1 - 60/ 2 , 61/ 1 - 61/ 2, 62/ 1 - 62/ 2 , 63, 64 , 65 / 1 - 65 / 2, 66/ 1 - 66/ 2 , 67 , 68 , 69, 70 , 71 , 
72, 73/ 1 - 73/ 2, 74/ 1- 74/ 2, 75 , 76/ 1 - 76/ 2, 77 , 78, 79, 80/ 1 - 80/ 2- 80/ 3, 81 , 82, 83, 84 , 85 , 86, 87 , 88 , 
89/1 - 89/ 2, 93/ 1- 93/2, 94/1 - 94 / 2, 95, 173/1 - 173 / 2, 174, 175, 176, 178/1 - 178/ 2, 188 ( सरकारी ), सड़क , 
आबादी, नाला । 


सीमा वर्णन : 


क - ख : 


ख – ग : 


ग - घ : 
घ - ड. : 


ड . - च : 


च - छ : 


HP5 


रेखा आरंभिक बिन्दु क से प्रारंभ होती है और पेनगंगा नदी के किनारे से होते हुए बिन्दु ख पर मिलती है । 
रेखा बिन्दु ख से आरंभ होती है और ग्राम कोलगांव तथा टाकली की सम्मिलित ग्राम सीमा से होकर गुजरती है 
और बिन्दु ग पर मिलती है । 
रेखा बिन्दु ग से आरंभ होती है और उत्तर दिशा से गुजरती है और ग्राम कोलगांव में बिन्दु घ पर मिलती है । 
रेखा बिन्दु घ से आरंभ होती है और पूर्वदिशा से गुजरती है और ग्राम कोलगांव में बिन्दु ‘ड. पर मिलती है । 
रेखा बिन्दु ड. से आरंभ होती है और उत्तर दिशा से गुजरती है और ग्राम कोलगांव और ग्राम साखरा की 
सम्मिलित सीमा पर बिन्दु च पर मिलती है । 
रेखा बिन्दु च से आरंभ होती है और मुंगोली खदान के लिये कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम 1957 के तहत 
अर्जित भूमि के किनारे से होती हुई जाती है और बिन्दु छ पर मिलती है । 
रेखा बिन्दु छ से आरंभ होती है और मुंगोली खदान के लिये कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम ,1957 के तहत 
अर्जित भूमि के किनारे से होती हुई जाती है और बिन्दु ज पर मिलती है । 
रेखा बिन्दु ज से आरंभ होती है और पेनगंगा खदान के लिये भूमि अर्जन अधिनियम के तहत अर्जित भूमि के 
किनारे से होती हुई जाती है और आरंभिक बिन्दु क पर मिलती है । 

[ फा . सं. 43015 / 20 / 2016 - एलए एण्ड आईआर ] 

विवेक भारद्वाज , संयुक्त सचिव 


छ - ज : 


- क : 


[ TT II - QU5 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COAL 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th August, 2017 


S .O . 2673 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number 
S .O . 390 ( E ), dated the 10th February , 2017 issued under sub -section (1 ) of Section 7 of the Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957 ) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (ii), dated the 10th February, 2017 , the Central 
Government gave notice of its intention to acquire all rights in or over the lands measuring 126 .88 hectares 
( approximately ) or 313 .52 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule annexed to that 
notification ; 


And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the 
Central Government; 


And whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting to the 
Government ofMaharashtra, is satisfied that the lands measuring 126 .88 hectares ( approximately ) or 313.52 acres 
(approximately ) and all rights in or over such lands as described in the Schedule appended hereto , shall be 
acquired ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 9 of the Coal Bearing 
Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 , ( 20 of 1957) the Central Government hereby declares that all 
rights in or over the land measuring 126 .88 hectares (approximately ) or 313 .52 acres (approximately ) as described 
in the Schedule are hereby acquired . 

The plan bearing number C - 1 (E ) JJ/935 - 0517 , dated 10th May , 2017 of the area covered by this 
notification , may be inspected in the office of the Collector, District Yavatmal (Maharashtra ) or in the office of the 
Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700 001 or in the office of the General Manager, Western 
Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate , Civil Lines, Nagpur – 440 001 (Maharashtra ). 


SCHEDULE 


Mungoli -Nirguda Extension Deep Opencast Mine ( Balance Land) 

Wani Area 

District Yavatmal (Maharashtra ) 
(Plan bearing number C -1(E ) JJ / 935-0517 ,dated the 10th May , 2017) 
All Rights : 


Si. 


Tahsil 


District 


Area in hectares 


Name of 
Village 


Rema-rks 


Patwari 
Circle 
number 


Forest 


Total 


· 


Kolgaon 


108 


Wani 


| Yavatmal 


Tenancy 
115 .09 
115 .09 


Government 

11.79 
11. 79 | 


0 . 00 


Part 


126 . 88 
126 . 88 


Total : 


0. 00 


Total : 126 .88 hectares (approximately ) 

or 313.52 acres ( approximately ) 
Plot numbers acquired within acquisition area in village Kolgaon : 
44 / 1 - 44 /2 , 45 , 46 (Govt.), 47 , 48 / 1- 48/2A - 48 /2B , 49 , 50 , 51, 52 , 53, 54 , 55 , 56 , 57 , 58 / 1- 58 /2 - 58/3 - 58 /4 , 59 /1 
59 /2 , 60 /1- 60 /2 , 61/ 1- 61/2 , 62 /1 - 62 /2, 63 , 64, 65 /1 - 65 /2 , 66 /1 - 66 /2 , 67, 68 , 69, 70 , 71, 72 , 73 /1- 73/2 , 74 / 1 
74 /2 , 75 , 76 /1 - 76 /2, 77, 78, 79 , 80 /1 - 80 /2 - 80 /3 , 81, 82 , 83 , 84 , 85, 86 , 87, 88, 89/ 1- 89/2 , 93 /1 - 93 /2, 94 /1- 94 /2 , 
95 , 173/ 1- 173/2 , 174 , 175 , 176 , 178 /1 - 178 /2, 188 (Govt.), Road , Abadi, Nallah . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


Boundary description : 
A - B : Line starts from Point ‘A ’ on the bank of Penganga River and passes along the bank of Penganga 

River and meets at Point B along the bank of Penganga River. 
B - C : Line starts from Point B and passes along the common village boundary of villages Kolgaon and 

Takali and meets at Point C . 


C - D : 


Line starts from Point C and passes in North Direction in village Kolgaon and meets at Point 


‘ D . 


D - E : 
E - F : 


F - G : 


G - H : 


Line starts from Point D and passes in East Direction in village Kolgaon and meets at Point E . 
Line starts from Point E and passes in North Direction and meets at starting Point F on 
common village boundary of villages Kolgaon and Sakhara. 
Line starts from Point F and passes along the boundary of land acquired for Mungoli OCP under 
CBA Act, 1957 and meets at Point ‘ G ’. 
Line starts from Point ‘G ’ and passes along the boundary of land acquired for Mungoli OCP under 
CBA Act, 1957 and meets at Point H . 
Line starts from Point H and passes along the boundary of land acquired under LA Act, for 
Penganga OCP and meets at starting Point ‘ A ’. 

[F . No. 43015 /20 /2016 - LA & IR ] 
VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy . 


H – A : 


Digitally signed by RAKESH 
RAKESH SUKUL SUKUL 

Date: 2017 .08 .21 22:57 :54 +05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


